निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 ज्येष्ठ 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 683 ) पटना , सोमवार , 10 जून 2019 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग (कारा ) 


अधिसूचना 

29 मई 2019 
सं० कारा / स्था० ( अधी० ) 01 - 06 / 2015 - 4397 — बिहार कारा सेवा अंतर्गत अधीक्षक , मंडल कारा के पद पर 
कार्यरत पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता के निर्धारण हेतु विभागीय पत्रांक - 2711 दिनांक - 01.04. 2019 द्वारा 

औपबंधिक वरीयता सूची परिचारित कर इस संबंध में एक माह के अन्दर संबंधित पदाधिकारियों से आपत्ति / दावा, यदि 
कुछ हो , तो उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था । 

2. उक्त के संबंध में निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति / दावा विभाग को प्राप्त नहीं हुई । उक्त के आलोक में 
बिहार कारा सेवा अंतर्गत अधीक्षक, मंडल कारा के पद पर कार्यरत पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता सूची, जो 
हस्ताक्षरित है, को अंतिम रूप से निर्धारित किया जाता है । 
अनु0: - वरीयता सूची । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

(ह० ) – अस्पष्ट, 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक (प्रशासन ) । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 10 जून 2019 


क्र० 
सं० 


नाम 


अधीक्षक , मंडल कारा के पद पर कार्यरत पदाधिकारियों की अंतिम वरीयता सूची 

(दि0 - 01 .04. 2019 तक अद्यतन ) 
आरक्षण 

जन्म सेवानिवृति सेवा में अधीक्षक मंडल अधीक्षक पद 
कोटि जिला तिथि की तिथि योगदान कारा के पद पर पर नियुक्ति 

की तिथि प्रोन्नति की तिथि की प्रक्रिया 


सीधी भर्ती 


श्री विजय 
कुमार अरोड़ा 


30. 10. 09 |__ अधी०ज्ञ0 - 4742 

दिनांक - 08. 08. 2016 


पि0वर्ग, पटना 04 .01. 72 | 31. 01 . 2032 
सामान्य पद 
के विरूद्ध 
नियुक्त 
पि०वर्ग , | समस्तीपुर 15.10.71 31. 10.2031 
सामान्य पद 
के विरूद्ध 
नियुक्त 
सामान्य सहरसा । 30.11. 75 30. 11. 2035 


27.10. 09 


2 | श्री जवाहर 

लाल प्रभाकर 


सीधी भर्ती 


___ अधी०ज्ञ0 - 4742 
दिनांक - 08. 08. 2016 


3 


. 


27.10. 09 


सीधी भर्ती 


__ अधी०ज्ञ0 - 4742 
दिनांक - 08 .08. 2016 


सामान्य 


| बेगूसराय | 21. 08.74 - 31.08. 2034 


27. 10.09 


सीधी भर्ती 


श्री राजीव 
कुमार झा 
श्री मनोज 
कुमार 
श्री राजीव 
कुमार 


अधी०ज्ञ0 - 4742 
दिनांक - 08.08.2016 


अपि0वर्ग । 


शेखपुरा | 23 .02.70 


28 .02.2030 । 


20.08. 10 


सीधी भर्ती 


| अधी०ज्ञ0 - 4742 
दिनांक - 08.08. 2016 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 683 - 571 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic.in 


